H 


AYAibare 


पंजीयनक्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009." 


“ 
बिजनेस 
पोस्ट 
के 
अन्तर्गत 
डाक शुल्ककेनगदभुगतान(बिनाडाक टिकट)केप्रेषणहेतुअनुमत.क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़गजट/38सि.से. 
भिलाई 
, 
दिनांक 
30 
- 
5 
- 
2001 
. 
" 


सन्यमावत 


। 


छत्तीसगढ़राजपत्र 


(असाधारण) प्राधिकारसेप्रकाशित 


क्रमांक96] 


रायपुर,शुक्रवार,दिनांक26मार्च2010-चैत्र5,शक1932 


छत्तीसगढ़विधानसभासचिवालय 


रायपुर,दिनांक26मार्च,2010(चैत्र5,1932) 


क्रमांक-167/वि.स./विधान/2010.-छत्तीसगढ़विधानसभाकीप्रक्रियातथाकार्यसंचालनसंबंधीनियमावलीकेनियम64के उपबंधोंकेपालनमेंछत्तीसगढ़विधानसभासदस्यवेतन,भत्तातथापेंशन(संशोधन)विधेयक,2010(क्रमांक15सन्2010),जोदिनांक26 मार्च,2010कोपुरःस्थापितहुआहै,कोजनसाधारणकीसूचनाकेलियेप्रकाशितकियाजाताहै. 


हस्ता./ (देवेन्द्रवर्मा) 

सचिव. 


191 


- 


- 


192 


छत्तीसगढ़ 
राजपत्र, 
दिनांक26 
मार्च2010 


छत्तीसगढ़विधेयक(क्रमांक15सन्2010) 


छत्तीसगढ़ 
विधान 
सभा 
सदस्य 
वेतन 
, 
भत्ता 
तथा 
पेंशन 
( 
संशोधन 
) 

विधेयक,2010 


छत्तीसगढ़ 
विधान 
सभा 
सदस्यवेतन 
,भत्ता 
तथापेंशन 
अधिनियम 
, 
1972(क्रमांक 
7 
सन् 
1973 
)कोऔरसंशोधितकरनेहेतुविधेयक. 


भारत 
गणराज्य 
के 
इकसठवें 
वर्ष 
में 
छत्तीसगढ़ 
विधान 
- 
मण्डल 
द्वारा 
निम्नलिखित 
रूप 
में 
यह 
अधिनियमित 


हो: 


संक्षिप्त 
नामतथाप्रारंभ 
. 


1 
. 


() 


यहअधिनियम 
छत्तीसगढ़विधान 
सभासदस्यवेतन,भत्तातथा 
पेंशन 
( 
संशोधन) 
अधिनियम 
,2010 
कहलायेगा 
. 


( 
2 
) 


यह 
राजपत्र 
में 
इसके 
प्रकाशन 
की 
तारीख 
से 
प्रवृत्त 
होगा 
. 


धारा 
3 
का 
संशोधन 
, 


2 
. 


छत्तीसगढ़विधानसभा 
सदस्य 
वेतन 
, 
भत्ता 
तथा 
पेंशन 
,अधिनियम 
, 
1972 
(क्रमांक 
7 
सन्1973 
)( 
जोइसमें 
इसके 
पश्चात् 
मूलअधिनियम 
के 
रूप 
में 
निर्दिष्ट 
है 
) 
की 
धारा 
3में, 
शब्द 
“ 
एक 
हजार 
पांच 
सौ 
” 
केस्थान 
पर 
शब्द 
" 
सात 
हजार 
” 
प्रतिस्थापित 
किया 
जाये 
. 


धारा4कासंशोधन. 


3. 


मूल 
अधिनियम 
की 
धारा4 
में 
,शब्द“ 
पांचहजार” 
के 
स्थान 
परशब्द 
" 
आठहजार 
” 
प्रतिस्थापित 
कियाजाये, 


धारा 
4 
- 
ख 
का 
संशोधन 
. 


4 
. 


अल 
अधिनियमकीधारा4-खमें, 
शब्द“ 
एक 
हजार 

के 
स्थानपर 
शब्द 
“ 
पांच 
हजार 
” 
प्रतिस्थापित 
किया 


आये 
. 


धारा 
4 
-ग 
का 
संशोधन 
. 


5 
. 


मूल 
अधिनियम 
की 
धारा 
4- 
गकोउपधारा 
( 
एक 
) 
में 
,शब्द“ 
पांच 
सौपंचानबे 
” 
केस्थान 
पर 
शब्द 
“ 
सातसौपचासप्रतिस्थापितकियाजाये, 


धारा7कासंशोधन 
, 


6 
. 


भल 
अधिनियम 
की 
धारा 
7कोउपधारा( 
1)में 
,शब्द“एक 
हजार 
छ 
:सौ 
पचास 
”केस्थान 
परशब्द 
“दोहजार 
पांच 
सौ 

प्रतिस्थापित 
किया 
जाये 
. 


उद्देश्यों 
और 
कारणों 
का 
कथन 
. 
. 


छत्तीसगढ़विधान 
सभा 
के 
सदस्यों 
को 
प्रदत्त 
सुविधाओं 
में 
कुछसुधार 
कीआवश्यकता 
है. 
अतएवछत्तीसगढ़ 
विधानसभा 
सदस्य( 
वेतन 
, 
भत्ता 
तथा 
पेंशन 
) 
अधिनियम 
, 
1972( 
क्रमांक 
7 
सन्1973 
)में 
संशोधन 
प्रस्तावित 
है 
. 


2. 


अतःयहविधेयकप्रस्तुतहै. 


रायपुर, 


-बृजमोहनअग्रवाल 

संसदीयकार्यमंत्री,( 
भारसाधक 
सदस्य 
) 


तारीख25मार्च,2010 


WALLOWEDU 


छत्तीसगढ़राजपत्र,दिनांक26मार्च2010 


192(1) 


वित्तीयज्ञापन 


इसविधेयककेखण्ड2,3,4एवं5मेंप्रस्तावितप्रावधानकियेजानेकेफलस्वरूपराज्यशासनपरप्रतिवर्षअनुमानितरुपये 1,62,50,000.00(रुपयेएककरोड़बासठलाख,पचासहजार)केवलकाआवर्तीवित्तीयभारआयेगा. 


“संविधानकेअनुच्छेद207केअधीनराज्यपालद्वाराअनुशंसित" 


उपाबंध 


छत्तीसगढ़विधानसभासदस्यवेतन,भत्तातथापेंशनअधिनियम,1972(क्रमांक7सन्1973)कीधारा3,4,4-ख, 4-गएवंधारा7कीउपधारा(1)कासुसंगतउद्धरण 


न 


धारा3 


प्रत्येकसदस्यको“एकहजारपांचसौ”रुपयेप्रतिमासवेतनदियाजायेगा. 


धारा4 


प्रत्येकसदस्यको“पांचहजाररुपयेप्रतिमासनिर्वाचनक्षेत्रभत्तादियाजायेगा. 


धारा4-ख 


प्रत्येकसदस्यको“एकहजाररुपयेप्रतिमाहकीदरसेअर्दलीभत्तादियाजायेगा. 


धारा4-ग(एक)प्रत्येकसदस्यको“पांचसौपंचानबे”रुपयेकीदरसेदैनिकभानदियाजायेगा. 


धारा7(1) 


प्रत्येकसदस्यकोप्रतिमास“एकहजारछ:सौपचासरुपयेकाचिकित्साभत्तादियाजायेगा. 


x 


देवेन्द्रवर्मा 

सचिव, छत्तीसगढ़विधानसभा. 


संचालक,मुद्रणतथालेखनसामग्री,छतीसगढ़द्वाराशासकीयक्षेत्रीयमुद्रणालय,राजनांदगांवसेमुद्रिततथाप्रकाशित--2010. 


ANI 


